PAIT I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT . 27, 1971 (ASVN . 5, 1899 SAKA ) 


IZI 


कमांक 1587-ज (II ) -77/23 38y.- ~-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) कि धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियागा के राज्यपाल श्री किदार सिंह , पुत्र श्री गोहल चन्द . गांव बुअाना, तहसील व जिला जीन्द , 
को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 1497-ज ( 1) -77/23384: -- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 { 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फ़सल 
तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व 


तहसील 


रुसल) वर्ष जब से जाहिर वार्षिक राशि 

दी गई 


पता 


1 


2 


3 


4 


S 


6 


रुपए 
150 


1 


মিয়ানী 


फोगाट 


दादरी 


रबी, 1973 से 


श्री दरयाव सिंह , पुत्र 

श्री राम नाथ 


2 


भिवानी 


रबी , 1973 से 


150 


श्री भूरा राम, पुन श्री 

जला राम 


ft 


क्रमांक 1467-ज ( I ) -77 / 23388.–पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके 
सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शो के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


- 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल वर्ष जब से जागीर 

दी गई 


वार्षिक 
राशि 


ह ० 


1 


भिवानी 


दादरी 


श्री हजारो लाल. पुन 
श्री गनेशी राग 


रवी, 1974 से 


150 


काकड़ोली 
हुकमी 


2 


सिमली 


भिवानी 


रबी , 1973 से 


150 


" 


श्री इन्द्राज सिंह , पुत्र 
श्री ग्राद राम 


3 


चरखी 


दादरी 


" 


100 


श्रीमती चमेली , विधवा 
थी बनवारी 


खरीफ़ , 1965 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ़ , 1970 से 


150 


4 


देवावास 


भिवानी 


श्री दया चन्द , पुत्र 
श्री उदमी राम 


रबी , 1973 से 


150 


यशवन्त कुमार जैन, 
विशेष कार्य अधिकारी , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


